IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 अग्रहायण , 1939 ( श०) 


संख्या - 939 राँची, मंगलवार, 


5 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
8 दिसम्बर , 2016 


संख्या - खा . आ . प्र.-(विविध )- 05/ 2013 - 5018-- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के 
संकल्प संख्या 1603 , दिनांक 20 मई , 2016 के आलोक में राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय का 
गठन किया गया है । पंचायत सचिवालय में ग्राम स्तर पर स्थानीय पढ़े लिखे युवक युवतियों में से चार 
सदस्य चयनित किये गये हैं , जो मुखिया के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे । 


2. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यों में इन पंचायत स्वयं सेवकों से 
आवश्यकतानुसार कार्य लिया जा सकता है | 


3. पंचायत स्वयं सेवकों से लिए गये कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन राषि का भुगतान संबंधित विभाग 
अपने स्तर पर निर्धारित राशि के अनुरूप करेगा एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान में संबंधित पंचायत अथवा 
ग्रामीण विकास (पंयायती राज ) विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी । 


4. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज ), झारखण्ड के पत्रांक 2465 , दिनांक 23 अगस्त , 2016 के 
द्वारा अनुरोध किया गया है कि पंचायत स्वयं सेवकों से लिए जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर लिया जाय 
तथा लिए गये कार्यों के विरूद्ध देय प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करते हुए विभाग को सूचित करने की कृपा 
की जाय । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 दिसम्बर , 2017 


___ 5. पूर्व में ही खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा 
यथासंभव प्रयास किया गया है कि NFSA के लाभुकों की सूची त्रुटिरहित निर्मित हो , इसके लिए सभी आवेदनों 
का BLO/ अन्य क्षेत्रीय कर्मचारी से भौतिक सत्यापन कराया गया एवं तदोपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त 
किया गया है । 


विभाग के द्वारा अयोग्य लाभुकों का अपना कार्ड समर्पण करने का भी अनुरोध किया गया 
तथा विलोपन की कार्रवाई की गयी । जिसके फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों के कार्ड का 
विलोपन हुआ है । 


___ 7. चूंकि NFSA के अंतर्गत लाभुकों के नाम जोड़ने एवं विलोपन करना एक सतत् प्रक्रिया है, अतः 
इसमें पंचायत स्वयंसेवक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । 


8. पंचायत स्वयं सेवक अपात्र लाभुकों की जानकारी उपलब्ध कराएँगे जिसके पश्चात जिले के 
द्वारा उक्त सूचना को सत्यापित कराया जाएगा । सत्यापन में स्वयंसेवक द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना 
सही पाए जाने पर विलोपन की कार्रवाई की जाएगी । स्वयं सेवक की जानकारी पर विलोपन की कार्रवाई 
करने पर प्रति विलोपित कार्ड देय राशि उन्हें प्रदान की जाऐगी । 


___ _ 9. उक्त के आलोक में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के माध्यम से विभाग के निम्नांकित कार्य 
संपादित कराया जायेगाः 


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों का सत्यापन तथा अपात्र लाभुकों के राशन कार्डो 
का विलोपन । राशन कार्ड के विलोपन की स्थिति में इन्हें प्रति विलोपित राशन कार्ड पर 20/ 
रू . (बीस रूपये ) की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी । 


___ विभाग में ePoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण एवं योजनाओं में DBT लागू करने के 

निमित आधार एवं एकाउंट तथा मोबाईल संख्या से संबंधित आंकड़े का संग्रहण कराया 
जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति परिवार अनाच्छादित सदस्यों की सूची इन्हें उपलब्ध कराया 
जायेगा। इन्हें प्रत्येक सदस्य के उपर्युक्त आंकड़ों के संग्रहण पर 3/- रू. (तीन रूपये ) की दर से 
प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी । 


10 . 


उपरोक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


ह०/ 
(विनय कुमार चौबे ), 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 939 -- 50 


